निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 785) पटना , शुक्रवार , 23 सितम्बर 2016 


सं0 3ए -2 - वे. पु० - 07/ 2015 - 7577 / वि० 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


संकल्प 


23 सितम्बर 2016 


विषयः - समूह - घ के कर्मियों के लिए संकल्प संख्या - 3972 , दिनांक 12 / 05 / 16 के आलोक में वेतन निर्धारण 


सम्बन्धी स्पष्टीकरण। 


वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3972 , दिनांक -12/ 05/ 2016 के द्वारा समूह घ के कर्मियों को दिनांक 
01 / 01 / 1996 से संशोधित एवं दिनांक 01 / 01/ 2006 से अनुमान्य वेतनमान के संबंध में निर्णय लिया गया है । 

2. किन्तु उक्त संकल्प में दिनांक 01 / 01 /2006 के प्रभाव से पुनरीक्षण के क्रम में फिटमेंट लाभ की 


स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण संशय की स्थिति बनी हुई है । साथ ही , संकल्प संख्या -3972, दिनांक 


12 / 05 / 2016 में निर्धारण लाभ का प्रावधान नहीं होने के कारण दिनांक 01 / 01 / 1996 के पूर्व नियुक्त समूह घ 


कर्मियों को पूर्व के वेतन में कमी आ रही है । 


उक्त उत्पन्न स्थितियों के फलस्वरूप समूह घ कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 
विसंगतियों को दूर किए जाने का अनुरोध किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 सितम्बर 2016 
3. उक्त अभ्यावेदन पर विचारण उपरांत पाया गया कि संशोधित वेतनमान के आधार पर मूलकोटि , 
प्रथम ए०सी०पी० , द्वितीय ए०सी०पी० प्राप्त कर्मी का वेतन पुनरीक्षण हेतु अनुमान्य फिटमेंट लाभ को स्पष्ट करने 
की आवश्यकता है जिससे वेतन निर्धारण में कोई त्रुटि न रह सके । 


नमान 


4. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि 
(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3972 , दिनांक 12/ 05/ 2016 के आलोक में दिनांक 01 / 01/ 1996 

के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान 2610 - 4000 / - अथवा 2650 - 4000 /- वाले समूह घ कर्मियों 

को ए०सी०पी० की अनुमान्यता के क्रम में निर्धारण लाभ अनुमान्य होगा । 
(ii ) दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से वेतनमान पी०बी० - 1 + ग्रेड - पे 1800 / - में पुनरीक्षण के 

उपरान्त अपुनरीक्षित वेतनमान 2610 - 4000 /2650-4000 वाले कर्मी को तीन वेतन वृद्धि , 
2750 - 4400 / - वाले कर्मी को दो वेतन वृद्धि तथा 3050 - 4590/ - वाले कर्मी को एक वेतन 

वृद्धि अनुमान्य होगा । 
(iii ) वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3972 , दिनांक 12/ 05/ 2016 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल सिंह , 


सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 785 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


